निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 फाल्गुन 1935 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 20 फरवरी 2014 


( संo पटना 179) 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


अधिसूचनाएं 

16 दिसम्बर 2013 
सं0 2 / थाना -10 - 02 / 2013 गृ0आ0– 9259 — चूँकि बिहार राज्य सरकार गृह ( आरक्षी) विभाग के 
स्वीकृत्यादेश सं0 - 7777 दिनांक 21. 10.2013 द्वारा पूर्णियाँ जिला में " डगरूआ थाना के सृजन की स्वीकृति संबंधी 
अपना निर्णय संसूचित की जा चुकी है ; 

इसलिए , अब, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा - 2 की उप -धारा (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए बिहार राज्य सरकार, एतद् द्वारा , उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से “ डगरूआ थाना के सृजन 
की घोषणा करती है । इसकी स्थानीय अधिकारिता स्वीकृत्यादेश सं0 - 7777 दिनांक 21.10.2013 में विनिर्दिष्ट की जा 
चुकी है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रामजीवन सत्यार्थी, 


सरकार के उप - सचिव । 


The 16th December 2013 


No. 2 / Thana - 10 -02/ 2013 H .( P ) - 9259 — Whereas , the State Government of Bihar has 


communicated its decision regarding creation of " Dagarua Police Station " in Dist. Purnia 
vide Home (Police ) Department s sanction order No. 7777 dated 21. 10 .2013 ; 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 फरवरी 2014 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -Section (S ) of Section - 2 
of the Code of Criminal Procedure , 1973, the State government of Bihar hereby, declares 
the creation of " Dagarua Police Station " with effect from the date of publication of the 
said notification . It s local jurisdiction has been specified in Sanction order No. 7777 
dated 21 -10-2013. 

By order of the Governor of Bihar , 

RAMJIWAN SATYARTHY , 
Deputy Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 179-571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


